रजिस्ट्री सं डी एल -33004/99 


REGD. NO . D. L .- 33004/99 


सयपेयजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (ii) 
PART IISection 3 – Sub- section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 579 ] 
No. 579 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , बन 27 , 2003 / आषाढ़ 6, 1925 
NEW DELHI , FRIDAY , JUNE 27, 2003/ ASADHA 6, 1925 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 जून, 2003 

आयकर 
का . आ . 742 ( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 15 ) के उपखंड ( i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा राज्य सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अक्तूबर, 2001 को और उसके बाद जारी 31,633. 85 करोड़ 
( इकतीस हजार, छ: सौ तैंतीस करोड़ और पचासी लाख रुपए केवल) रुपए की धनराशि के लिए पंद्रह वर्ष की अवधि हेतु 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज 
वाले प्रत्येक एक हजार रुपए के 31, 63, 38, 500 अदद " 8.5 प्रतिशत कर मुक्त एसएलआर पावर बांडों " को विनिर्दिष्ट करती है । 

[ अधिसूचना संख्या 158/ 2003 / फा. सं. 200/ 10/ 2003 - आ. क. नि.-I] 

आई. पी . एस. बिन्द्रा, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 27th June, 2003 

INCOME TAX 
S. 0 . 742 ( E). -- Inexercse of thepowers conferred by Sub - clause (i ) of clause ( 15 ) of Section 10 of the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961), the CentralGovernment hereby specifies 31,63,38 , 500 number of " 8 .5 % Tax Free SLR Power Bonds” of 
rupees one thousand each , issued on and after the 1st October , 2001 by the Reserve Bank of India on behalf of the State 
Governments, carrying an interest of 8 .5 % per annum , for a period of fifteen years , for an amount of rupees 31,633 .85 crore 
( thirty one thousand six hundred thirty three crores and eighty five lakhs only ). 

INotificationNo. 158/2003 / F. No. 200 /10/2003- ITA I] 

I.P.S. BINDRA ,Under Secy . 


1802 GI/ 2003 


___ Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


